रजिस्ट्री संडी एल - 33004 / 99 


REGD . NO. D . L.- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( 1) 
PARTIL _ Section 3 - Sub-section (i ) . 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


% D 


सं. 645 ] 
No. 645 ] 


नई दिल्ली , बृहस्सविषार , जुलाई 18; 2002/ आवाद 27, 1924 , 
NEW DELHI , THURSDAY , JULY 18, 2002/ ASADHA 27 , 1924 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्म्प विभाग) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2002 
का . आ . 760 ( अ ). - स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और 
अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1956 ( 1956 का 51 ) की 
धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग -II, खंड 3, उप खंड ( ii ) में 
दिनांक 19 जून, 2002 को प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार 
कल्याण मंत्रालय ( स्वास्थ्य विभाग ) की अधिसूचना सं. का . आ. .. 
1038 ( अ ) दिनांक 19 जून , 2002 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, 
चंडीगढ़ के एक सदस्य श्री शत्रुघ्न सिन्हा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 
मंत्री को उक्त संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नामित करती है । 


(Department of Health ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th July, 2002 
S. O . 760 (E ).----In exercise of the powers conferred 
by Sub - section (1) of Section 7 of the Post-Graduate 
Institute ofMedical Education and Research Act, 1966 (51 
of 1966 ) and in supersession of the notification of the 
Government of India in the Ministry ofHealth and Family 
Welfare (Department ofHealth ) number S. O . 580 ( E ), dated 
the 19th June, 2000 published in the Gazette of India , 
Extraordinary,Part-II , Section 3, Sub -section (ii ) dated the 
19th June, 2000, the CentralGovernmenthereby nominates 
Shri Shatrughan Sinha, Minister of Health and Family 
Welfare , a member of the Post -Graduate Institute ofMedical 
Education and Rescarch , Chandigarh , to be the President 
of the said Institute . 

[ E. No. V. 17011/1/97- ME( PG)(ii)] 

BHANU PRATAP SHARMA, Jt. Secy . 
Note : The Principal notification was published in 
the Gazette of India videnotification number 1034 (E ) dated 
the 2nd December, 1988, amended vide S . O . No. 759 ( E) , 
dated the 13th September 1999, S . O . No. 1060 (E ), dated the 
29th October, 1999 and further amended vide $ . 0 . 580 (E ) 
dated the 19th June , 2000 . 


[ फा. सं. वी - 17011/1/ 97 - एमई ( पीजी )( i) ] 

भानु प्रताप शर्मा, संयुक्त सचिव 
टिप्पण : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना 
संख्या 1034( अ ), दिनांक 2 दिसम्बर, 1988 द्वारा प्रकाशित की गई थी 
जिसे का. आ . संख्या 759( अ ), दिनांक 13 सितम्बर , 1999, का . आ . 
संख्या 1060( अ ), दिनांक 29 अक्तूबर , 1999 और उसके बाद का . आ . 
संख्या 580 ( अ ), दिनांक 19 जून, 2000 द्वारा संशोधित किया गया था । 


2284 GI/ 2002 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 


